रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002 / 99 


भारत सरकार . 
GOVERNMENT OF INDIA . 


REGISTERED NO. D.L._--33002/ 99 


KE 


rwadi 


१४ 


दिल्ली राजपन 


| 


. 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
. . . EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 24 , 2012 / माघ 4 , 1933 . . 
DELHI, TUESDAY, JANUARY 24 , 2012 / 

MAGHA 4 , 1933 


- AIR 


H 


सं . 131 
No. 13] 


[ रा. रा. रा . क्षे. दि . सं. 262 

IN. C. T. D . No . 262 


भाग - IV 
___ PART - IV . 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


. 
. . 


. 


कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ 

आदेश . . 
दिल्ली, 24 जनवरी , 2012 
सं. फा . सहा. पं ./ दक्षिण / 104 - जीएच / 2011 / 5723. - 
दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2003 ( 2004 का दिल्ली अधि 
नियम संख्या 3 ) की धारा 127 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप - राज्यपाल दिल्ली 
सहकारी समितियाँ अधिनियम , 1972 एवं दिल्ली सहकारी समितियाँ 
नियम , 1973 के साथ दिल्ली सहकारी समिति की धारा 77 ( 1 ) के 
साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के उल्लंघन से डॉ . जाकिर हुसैन 
मेमोरियल सी जी एच एस लि . के सदस्यों द्वारा अपने आप पहले से 
ही निकाले गये ड्रा को छूट दे कर विनियमित करते हैं । . 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप - राज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

एस. के . झा , अति. सचिव 
OFFICE OF THE REGISTRAR CO - OPERATIVE 

SOCETTÉS 


operative Societies Act, 2003 (DelhiAct No. 3 of 2004 ), the 
Lt.Governor of the National Capital Territory of Delhi is 
pleased to regularize the self - draw conducted by Dr. Zakir 
Hussain Memorial Cooperative Group Housing Society Ltd . 
by committing the violation ofprovisions of DCS Act, 1972 
and DCS Rules , 1973 read with Section 77( 1) of DCS Act, 
2003. 
By Order and in the Nameof the Lt. Governor of 
the National Capital Territory of Delhi, 

S, K . JHA, Addl. Secy. 
शहरी विकास विभाग 


अधिसूचना 
दिल्ली, 24 जनवरी , 2012 
सं . फा . 16 / 1 / श . वि .( जल ) / 2000 - 2001 / 
पी . एफ . - 1 / 88. ---दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम , 1998 (दिल्ली 
अधिनियम संख्या 4 , 1998 ) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के उपराज्यपाल 
निम्नलिखित निगम पार्षदों को दिल्ली जल बोर्ड , जिसका गठन 
अधिनियम संख्या फा. 16 ( 1 )/ श. वि ./दि. ज. बो./98 - 99/ 4199, दिनांक 
6 अप्रैल, 1998 के तहत किया गया था , का सदस्य उस तिथि से 
नियुक्त किया जाता है , जिस दिन वह अपना कार्यभार संभाल ले , जो 
कि निम्नलिखित है : - - 


ORDER 


. . Delhi , the 24th January, 2012 

No. FAR/SOUTH /104 -GH /2011/5723. In exercise 
of the powers conferred by Section 127 of Delhi Co - 
247 DG/2012 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


क्र. सं. नाम 

नियुक्ति अधि. के तहत 

नियुक्ति । 
1. श्री विजय प्रकाश पाण्डे सदस्य . 3( 2)( iv ) 
श्री देवेन्द्र मोहन कत्याल सदस्य . 3 ( 2 ) (iv ) . 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप - राज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
. एस. एस. राठौर , विशेष सचिव 


अधिनियम संख्या 4 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उप - राज्यपाल , श्री बी. एम . धौल , 
मुख्य अभियन्ता को दिल्ली जल बोर्ड में , जिसका गठन दिल्ली 
सरकार की अधिसूचना संख्या फा. 16 (1 )/श.वि./ दि. ज. बो./98 
99/ 4199 , दिनांक 6 अप्रैल , 1998 के तहत किया गया था , उक्त 
अधिनियम की धारा ( 3 ) की उप - धारा 2 के उपबंध ( vii ) के 
अन्तर्गत श्री बी. एम . धौल को उनके द्वारा उक्त बोर्ड में सदस्य ( जल ) 
का कार्यभार संभालने की तिथि से पहली बार आरम्भ में एक वर्ष की 
अवधि के लिए , दिल्ली जल बोर्ड का सदस्य ( जल ) नामित 
करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

आर . चन्द्रमोहन , प्रमुख सचिव 
· NOTIFICATION 


DEPARTMENT OFURBAN DEVELOPMENT 

NOTIFICATION 
. Delhi ,the 24th January , 2012 

No. F.16(1 )/ UD / W/2000- 2001/( Pt. File-1)/ 88.-~-In 
exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi 
Water Board Act, 1998 (Delhi Act No . 4 of 1998 ), the Lt. 
Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby 
appoints the following Municipal Councillors as Member 
in the Delhiw ater Board , Dehi constituted vide this 

Government s Notification No . F- No - 16 (1 )/ UD /DWB/ 98 
99 /4199 , dated the 6th April, 1998 , with effect from the date 
of they assume charge of their respective offices, namely : 
S . No. Name Designation Provision of 


Act 


Delhi, the 24th January, 2012 
No . F.16(1 )/ UD /DWB/ 2000- 2001/ 2012/( Pt. File)/ 
89. In the exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act No . 4 of 
1998 ),the Lt. Governor of the NationalCapital Territory of 
Delhi is pleased to nominate Shri B . M .Dhaul, Chief Engineer, 
as Member (Water) initially for a period of one year in the 
first instance in the Delhi Water Board , Delhi constituted 
vide this Government s Notification No . F.No. 16 (1 )/UDI 
DWB/ 98 - 99/ 4199 dated the 6th April , 1998 under clause 
(vii) of sub -section (2 ) of Section 3 of the said Act, from the 
date on which Sh. B. M . Dhaul assumed charge as Member 
(Water) of the said Board . 

By Order and in the Name of the 
Lt.Governor of the National 

Capital Territory ofDelhi, 
R. CHANDRA MOHAN, Pri. Secy . 


Sh . Vijay Prakash Pandey Member 3 ( 2 ) (iv ) 
Sh . Devender Mohan KatyalMember 3 ( 2 ) ( iv ) 

By Order and in the Name of the 

Lt . Governor ofthe National 

Capital Territory of Delhi, 
__ S. S. RATHORE, Special Secy . 

अधिसूचना 
दिल्ली, 24 जनवरी , 2012 

सं. फा . 16( 1 ) / श .वि ./ दि . ज . बो. / 2000 - 2001 / 2012 
( पी . एफ . )/ 89. - दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम , 1998 (1998 का 


Hirwaipi 


. . Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


